Kश 
शासन 


इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्यमे 


यो 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


- 


- 


क्रमांक 125 ] 


भोपाल, बुधवार , दिनांक 21 फरवरी 2018 -- फाल्गुन 2, शक 1939 


- 


- 


- 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


भोपाल , दिनांक 21 फरवरी 2018 
फा . क्र . 782 - 2018 - इक्कीस - ब ( दो ) . - राज्य शासन, दण्ड संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए 34 - मुंगावली विधान सभा उपचुनाव 2018 सेक्टर/ जोनल अधिकारियों की संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों 
को उपचुनाव निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष 
कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है . 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

गोपाल श्रीवास्तव, सचिव , 
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य निर्वाचन , जिला अशोकनगर 

अशोकनगर, दिनांक 4 फरवरी 2018 


क्र . सामा.निर्वा. - 2018 - 579. - विषयान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 034 मुंगावली उप निर्वाचन 2018 विडियो ग्राफी ( उड़न दस्ता ) के लिये 
निम्नलिखित अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है विवरण निम्नानुसार है : 


पदनाम 


क्र . 
( 1 ) 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


( 3 ) 


श्री सतीश मटसेनिया 
श्री ज्ञारसीलाल जाटव 
श्र शशिभूषण बादल 
श्रीमति सुधारानी शर्मा 
श्री आर. सी . उज्जैनी 


मुख्य नगरपालिका अधिकारी , मुंगावली जिला अशोकनगर 
पी. सी . ओ. जनपद पंचायत मुंगावली 
एस. ए. डी . ओ. कृषि विभाग, मुंगावली 
परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मुंगावली 
बी . आर. सी. सी . जनपद शिक्षा केन्द्र, मुंगावली 


उपरोक्तानुसार एक लगायत पांच अधिकारियों को निर्वाचन कार्य के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदाय करने का 


कष्ट करें . 


बी . एस. जामोद, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी. 


249 . 


250 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2018 


अशोकनगर, दिनांक 8 फरवरी 2018 


आदेश 


क्र . सामा.निर्वा. - 2018 - 643. - विधानसभा क्षेत्र 034 मुंगावली उप निर्वाचन 2018 स्वतंत्र , निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिये 
निम्नानुसार कार्य क्षेत्र से संबंधित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को स्थैतिक निगरानी दल प्रभारी नियुक्त किया जाकर सहयोग के लिये 
अन्य अधिकारी/ कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है. विवरण निम्नानुसार है: 


समय 


सहयोगी 


क्र . नियुक्त कार्यपालिक 

मजिस्ट्रेट का नाम 
( 1 ) ( 2 ) 


सहयोग हेतु नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारी 

का नाम 


चैक पोस्ट 
का नाम 
(5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


__ ( 6 ) 


घाटवमूरिया 


श्री सुनील शर्मा, 
नायब तहसीलदार 
मल्हारगढ़. 


1. श्री अजय कुमार जैन, एस. डी. ओ . 

पी . एच.ई., मुंगावली. 


संबंधित थाना 
प्रभारी. 


प्रात : 6.00 से 
दोपहर 02. 00 
बजे तक . 
दोपहर 2.00 
बजे से 10. 00 
बजे तक . 


2. श्री सनन यादव , उपयंत्री, जनपद 

पंचायत , मुंगावली. 


3. श्री के. के . शर्मा, उपयंत्री, जनपद 
पंचायत , मुंगावली . 


रात्रि 10.00 से 
प्रातः 06 .00 बजे 
तक . 


2 


सेमरखेडी 


श्री आनंद जैन , 
नायब तहसीलदार 
मुंगावली. 


1. श्री धाकड़ वन परिक्षेत्राधिकारी , 

मुंगावली. 


संबंधित थाना 
प्रभारी . 


2. श्री बलवंत अहिरवार, जनपद, जनपद 

शिक्षा केन्द्र, मुंगावली. 


प्रात : 6.00 से 
दोपहर 02.00 
बजे तक . 
दोपहर 2. 00 
बजे से 10.00 
बजे तक . 
रात्रि 10. 00 से 
प्रात : 06 .00 बजे 


3. श्री यादवेन्द्र सिंह यादव , जनपद शिक्षा 

केन्द्र, मुंगावली. 


तक . 


3 


मर्दनखेडी 


संबंधित थाना 
प्रभारी. 


श्री बल बहादुर सिंह 1. श्री शाक्य , जल संसाधन विभाग , 
कौरव, नायब तहसीलदार , मुंगावली. 
चंदेरी . 

2. श्री एन. आर. नंदमेर, उपयंत्री 

जनपद पंजायत, मुंगावली . 


प्रात : 6 .00 से 
दोपहर 2. 00 
बजे तक. 
दोपहर 02.00 
बजे से 10. 00 
बजे तक . 
रात्रि 10.00 से 
प्रातः 06. 00 बजे 


. 


3. श्री राघवेन्द्र शर्मा, उपयंत्री, 

जनपद पंचायत , मुंगावली. 


तक . 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2018 


250 (1 ) 


__ (1 ) 


(2 ) 


(3) 


( 4) 


(5 ) 


(6) 


4 


पिपरई 


संबंधित थाना 
प्रभारी. 


श्री शिरोमणी कुशवाह , 1. श्री आनंद त्रिपाठी , पशु चिकित्सालय , 
नायब तहसीलदार, मुंगावली. 
पिपरई . 

2. श्री डी . एल . शाक्य, उपयंत्री, जनपद 
पंचायत , मुंगावली. 


प्रात : 6 . 00 से 
दोपहर 02.00 
बजे तक . 
दोपहर 02. 00 
बजे से 10 .00 
बजे तक . 
रात्रि 10. 00 से 
प्रात : 6. 00 बजे 


3. श्री दिलीप राठौर, उपयंत्री जनपद 

पंचायत, मुंगावली. 


तक. 


5 


मल्हारगढ़ 


श्री रमेश सिंह रघुवंशी, 1. श्री वी . डी . शर्मा, वी . सी . पी. एम. 
नायब तहसीलदार . आवास योजना, मुंगावली. 


प्रात : 6.00 से 
दोपहर 02 .00 
बजे तक . 


संबंधित थाना 
प्रभारी. 


2. श्री आर. एन . शर्मा, उपयंत्री जनपद 

पंचायत, मुंगावली. 


दोपहर 02.00 
बजे से 10. 00 
बजे तक . 


3. श्री राजाराम मोगिया , सी . ए. सी . जनपद 

शि . के ., मुंगावली. 


रात्रि 10 . 00 से 
प्रातः 6.00 बजे 


तक . 


संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिलानिर्वाचन अधिकारी . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित --- 2018. 


